पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/203-205.7' 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
mate / 38 fa. से. भिलाई, दिनांक 


30-05-200.” 


छत्तीसगढ़ Ws 


(असाधारण) 
miter से प्रकाशित 


क्रमांक 609] रायपुर, मंगलवार, दिनांक अक्टूबर 2022 — आश्विन 9, शक 944 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 
अटल नगर, दिनांक AHIR 2022 


क्रमांक 026/S. 0i/2-A/We. /B. ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 29-09-2022 
को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव. 


]247 


28 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक अक्टूबर 2022 


छत्तीसगढ़ अधिनियम 
(क्रमांक 47 सन्‌ 2022) 
छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022. 
छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 4949 (क्र. 0 सन्‌ 4949) को और संशोधित करने हेतु 
अधिनियम | 


भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित e— 


संक्षिप्त नाम, 3«. () यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 
विस्तार तथा प्रारंभ. कहलाएगा | 


(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। 


(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा। 


अनुसूची का 2. अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, 
संशोधन. wai 
“अनुसूची 
(art 3 देखिए) 
शुल्क की दरें 
भाग-क 
(धारा 3 (।) (अ) देखिये) 7 
a. क्ता की ey पभोग किया गया विद्युत टैरिफ आदेश में 
क्र. (यूनिट में) अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों 
के प्रतिशत में शुल्क की 
दरें 


() (2) (3) (4) 


| 2] a] सभी 2] / r 


2. [aR घरेलू उपभोक्ता उपभोग किये गये सभी यूनिटों 
उपभोग किये गये निटों | 56 प्रतिशत 
art से fir) 


4. सीमेंट उद्योग (जिसके अं उपभोग किये गये सभी यूनिटों | 24 प्रतिशत 
उसकी कैप्टिव खाने भी हैं) पर 
25 अश्व शक्ति तक क॑ एल टी | उपभोग किये गये सभी यूनिट! Ge तिश् 
उद्योग पर 
25 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 75 | उपभोग किये गये सभी यूनिटों ठ5 प्रतिशत 

| अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग | पर 
7. (75 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु | उपभोग किये गये सभी यूनिटों | 07 प्रतिशत 

400 अश्व शक्ति तक के एलटी | पर 

उद्योग ; 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक ! अक्टूबर 2022 


i28 (4) 


Ff | 
| 


0. 


42 


अज्व शक्ति मन sy ऊपर अल erred eg aa | किया किट सभी se 
700 Ged Vile स ऊपर किन्तु | उपभाग किय a सभा ditci 


450 अश्व शक्ति तक के 
उद्योग 


450 अश्व शक्ति से अधिक के उपभोग किये गये सभी 


अन्य एलटी उद्योग, जो 


एलटी | पर 


ऊपर | पर 


यूनिटों |! 44 प्रतिशत 


| 
i 
' 
} 
| 
' 


सम्मिलित नहीं है और 750 अश्व 
शक्ति तक के स्टोन क्रशर 


ऐसे मिनी स्टील प्लॉट एवं te] | उपभोग किए गए सभी यूनिटों 
जिनकी | पर 


एलॉयज. इकाईयां, 
उत्पादन क्षमता 2 मिलियन टन 
प्रतिवर्ष (एमटीपीए) तक हैं, जो 
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर 
रहे हों तथा 20 VAR तक के 
सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, 
wa आयरन प्लांट, GRY एलाय 
स्टील कास्टिंग, इंटिग्रेटेड स्टील 
प्लांट, Usa / दाल मिल, साल्वेंट 
प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग, 
जिसमें विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री 
फार्म, एग्रीकल्चर, एलाईड और 
अन्य कनेक्शन सम्मिलित है, जो 
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित या अन्य 
लाइसेंसधारी से विद्युत प्राप्त कर 
रहे हों 


पावर लूम, आटा चक्कियां, आईल 
एक्सपेलर, eR एवं. कृषि 
प्रसंस्करण के उपयोग में आने 
वाली वैसी ही अन्य मशीनरी 
ora मिले, वीविंग मिले तथा 


| स्पीनिंग मिले 


43. 


ऐसे सभी sara, जो 20 
एम0व्ही0ए0 से अधिक भार से 


संबंधित है और जो ऊपर | 


उल्लिखित किसी भी समूह में 
सम्मिलित नहीं है तथा 450 अश्व | 
शक्ति से अधिक भार के 
गैर--औद्योगिक उपभोक्ता (जिसमें 
घरेलू एवं गैर-घरेलू उपभोक्ता 
सम्मिलित है) शॉपिंग मॉल, अन्य 
सामान्य. प्रयोजन . - उच्चदाब 


‘| उपभोक्ता एवं 450 अश्वशक्ति से 


अधिक भार वाले सभी स्टोन क्रशर 


los प्रतिशत। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उपभोग किये गये सभी यूनिटों | 04 प्रतिशत। 


उपभोग किये गये सभी यूनिटों | 44 प्रतिशत | 


उपभोग किए गए सभी यूनिटों | 28 प्रतिशत। 


| 


28 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2022 


ऐसे उपभोक्ता, जा उपराक्त Rec के Sow मी OT SAGA की उच्चतम दर : 
| श्रणीयों में से किसी भी श्रेणी के। यूनिटा पर : अनुसार | 
अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों के | 

लिये अपने स्वयं के उपभोग के। | | 
a: oot का उत्पादन RE | । । 


i 4 I किसी ऐसे प्रयोजन @ लिये | यथास्थिति, बेची गई या अनूसूची को उच्चतम दर | 
। उपभोग के लिये बेची गई या | ye की गई या उपमोग की | अनुसार। | 


vera की गई विद्युत ऊर्जा, चाहे | गई संपूर्ण यूनिटों पर ! 
वह, यथास्थिति, विद्युत ऊर्जा के । | 
वितरक या विद्युत उत्पादक की | | 
सहमति के बिना, पूर्णतः या अंशतः 


में id : oS | | ह | 
उपयोग में लाई जातीहै_ | _  " | | 


भाग-ख 
धारा 3 (4) (व) देखिये) 

a. waa की श्रेणी [ उपभोग किया गया विद्युत | टैरिफ आदेश में 

क्र. (यूनिट में) | अधिसूचित ऊर्जा प्रभारो 

के प्रतिशत में शुल्क 
| की दरें 

0) __() (3) (4) 

46. | राज्य के बाहर से खुली पहुंच क॑ | खुली पहुंच से अभिप्राप्त संपूर्ण । शुल्क की W इस 
माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत के | यूनिटों पर प्रकार संगणित at 
उपभोग के लिये जायेगी, जैसा कि विद्युत 

का प्रदाय, . वितरण 
| अनुज्ञप्तिघारी द्वारा किया 
गया हो। 
भाग-ग 


(धारा 3 (4) (स) देखिये) 


उपभोक्ता की श्रेणी i. उपभोग किया गया विद्युत 


(यूनिट में) 


| अधिसूचित ऊर्जा प्रभारो 
| के प्रतिशत में शुल्क 
की दरें 


(i) 


उत्पादन कपनी, Hfteq उत्पादक | wars की गईं या बेची गई | 
संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य | संपूर्ण यूनिटों पर 

के स्वामित्व वाले वितरण तथा | 
व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को बेचा | । 
गया या प्रदाय किया गया fag | 


7 वैसे प्रति यूनिट। 


उत्पादन कंपनी, Seq उत्पादक ्ई्या 
संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य में | संपूर्ण यूनिटों पर प्रकार ee जैसे कि 
किसी अन्य उपभोक्ता को बेचा | fay का. प्रदाय,' 


द्वारा. waiter at 
किया गया हो। 


ed Te या प्रदाय किया गया विद्युत | | वितरण. अनुज्ञप्तिधारी 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक अक्टूबर 2022 28 (3) 
qe [छत्यादन कपनी, कंप्टिव उत्पादक | Wa क उपभोग की गई संपूर्ण | टैरिफ का 2 प्रतिशत, | 
= 5 तथा उत्पादक ERT उपभोग | यूनिटों पर, जिसमें सहायक | जो कि लागू होंता, यदि | 
किये गये तथा उनके सहायक | खपत सम्मिलित हो [विद्युत का प्रदाय 
| उपभोग के लिये तथा उनके ws वितरण. अनुज्ञप्तिधारी 
| क॑ उपभोग हेतु विद्युत के लिये। . | द्वारा किया गया होता il 
(20. (ea सभी स्टील was, जो 2) oor किए गए सभा get | ar पैसे प्रति यूनिट। । 


मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) 
से कम उत्पादन क्षमता रखते हों 
| जो स्वयं के ofted पॉवर प्लांट से 


उत्पादित बिजली का उपभोग 


अपने स्टील इकाई के लिए कर 
24. 


पर 


रहे हों। 
ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 2 
मिलियन टन प्रतिवर्ष से कम 
उत्पादन क्षमता रखते हों, में 
स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के 

सहायक उपभोग पर 

ते सभी स्टील संयंत्र जो 2 
मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) 
से अधिक उत्पादने क्षमता रखते 
हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट 
से उत्पादित बिजली का उपभोग 
स्वयं के स्टील इकाई में कर रहें 
हों तथा केप्टिव पॉवर प्लांट के 
सहायक उपभोग पर 
राज्य के निजी /सार्वज क्षेत्र 
के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव 
विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा 
उत्पादक. जो राज्य को एनर्जी 
(वैरियेबल) कॉस्ट पर बिजली. की 
आपूर्ति नहीं कर रही है, के द्वारा 
उपभोग, उनके. सहायक उपभोग 
एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु 

द्युत के लिए 
राज्य के निजी/ स 
के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव 
विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा 
उत्पादक, जो राज्य को एनर्जी 
(वेरियेबल) Hike पर बिजली की 
आपूर्ति कर रही है, के द्वारा 
उपभोग, उनके सहायक उपभोग 
एवं उनके wa के उपभोग हेतु 
विद्युत के लिए 


उपभोग किए गए सभी यूनिट 
पर 


जपफ्भाग किए sahil कक anh H 
पर 


किए गए सभी यूनिटों 
पर 


ro 


उपभोग किए गए सभी यूनिटों 
पर 


44 पैसे प्रति “| | 


टेरिफ आदेश में दर्शित 
VaR PRC ऑफ 
सप्लाई की दर का 2 
प्रतिशत | 


30 सितम्बर 2022 तक 


vat कॉस्ट ऑफ |. 


सप्लाई का 24 प्रतिशत, 
तत्पश्चात 04 अक्टूबर 
2022 अथवा वाणिज्यिक 
उत्पादन की तारीख, जो 
भी बाद में हो, से 42 वर्ष 
तक टैरिफ आदेश में 


Vast ae ऑफ ' 


सप्लाई का i4 प्रतिशत 
तथा तत्पश्चात एवरेज 
| कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 
| तत्समय प्र 


दर से। | 


28 (4) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक अक्टूबर 2022 


Me 


4. “बिलिंग माह या माह” से अभिप्रेत = विलिंग के प्रयोजनार्थ प्रत्ठक माह बिलिंग के प्रकरण 


a made ce मीटर mus a «८35 jeep "२ ंान्क पक कट oe अप अदधि 
दा HAIG! मोटर दाचन क मध्य का STAT 30 ददस का Hales 


2. “खान” का वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम, t952 (क्र. 36 सन्‌ 4952) की IN 2 के 
खण्ड (a) में परिभाषित है और उसके अंतर्गत परिसर या खान में तथा उससे लगे हुये स्थान 
में स्थित वे मशीन भी शामिल है, जिनका उपयोग खनिज को चूरा करने, उसका प्रसंस्करण 
करने, उपचार करने या परिवहन करने में होता है | 

3. “हैरिफ” से अभिप्रेत है ऊर्जा की दर, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन्‌ 2003) की 
धारा 86 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अवधारित किया जाता 
हे " 

4... विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की 
जायेगी | जहां तक 50 पैसे के अंश का संबंध है, 50 पैसे या उससे. अधिक के किसी भी भाग 
को उसके निकटतम उच्चतर रूपयों तक पूर्णाकित किया जायेगा और so पैसे से कम के 
भाग को छोड़ दिया जायेगा | 

5... निजी विद्युत उत्पादक को रियायत की पात्रता- सरल क्रमांक 24 में सम्मिलित निजी क्षेत्र 
के ऐसे विद्युत उत्पादक, जिन पर सहायक उपभोग पर देय विद्युत शुल्क की राशि बकाया 
है, तो उन्हें 04 अक्टूबर, 2022 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो, से 
42 वर्ष Te एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 44 प्रतिशत तत्पश्चात एवरेज Hike ऑफ सप्लाई 
की दर का तत्समय प्रवृत्त दर से विद्युत शुल्क के भुगतान की सुविधा, इसके राजपत्र में 
प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर पूर्व माह तक देय विद्युत शुल्क, ब्याज सहित राशि 
का भुगतान किए जाने पर ही प्राप्त होगी।” | 


अटल नगर, दिनांक AHA 2022 


क्रमांक 026/St. 0/2-H/We. /B. ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का 
समसंख्यक अधिनियम दिनांक 4 i-0-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक अक्टूबर 2022 i28 (5) 


CHHATTISGARH ACT 
(No. 7 of 2022) 


THE CHHATTISGARH ELECTRICITY DUTY (AMENDMENT) 
ACT, 2022. 


An Act further to amend the Chhattisgarh Electricity Duty Act. |949 (No. X of ]949). 


Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of 
India, as follows:- 


l. (l) This Act may be called the Chhattisgarh Electricity Duty(Amendment) Short title, extent 
Act, 2022. and 

commencement. 

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh. 


(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official 


Gazette. 
2. For Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:- Amendment of 
Schedule. 
"SCHEDULE 
(See Section 3) 
RATES OF DUTY 
PART-A 
= [SeeSection3(I)@JPo 
S.No. Consumer Category Consumed Electricity Rate of Duty in percentage of 
(In Unit) energy charges notified in the 
=o tariff order 
() (2) : (3) (4) 
l Domestic Consumer. On all consumed units l] percent 
2. | Non-Domestic Consumer. On all consumed units 7 percent 
3 Mines (Other than captive On all consumed units के 56 percent 
mines of cement industries). 
4. Cement industries (including On all consumed units © 2] percent 
its captive mines). 
5. | LT Industries upto 25 HP. On all consumed units 04 percent 
६ | LT Industries above 25 HP On all consumed units 05 percent 
but upto 75 HP. 
7. | LT Industries above 75 HP On all consumed units 07 percent 
but upto 00 HP. 
. | LT Industries above 00 HP On all consumed units 08 percent 
but upto 50 HP. | ह 
9. | Other LT Industries above On all consumed units 4 percent 
50 HP which are not 


included above and Stone 
Crushers upto 50 HP. 

0. | Mini Steel Plant and Ferro | On all consumed units 08 percent 
Alloy Units having 
production capacity of upto 2 
Million Ton Per Annum 


28 (6) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 0 अक्टूबर 2022 


: /(MIPA) which are obtaining | 


electricity trom the 
Chhattisgarh State Power 
Distribution Company 


Limited and all such. steel 
plant, rolling mill, sponge 
iron plant. ferro alloy steel 
casting, integrated steel plant. 
rice/dal mill. solvent plant. 
small and medium industries 


including manufacturing 
units, poultry farms, 


agriculture allied and other 
connections upto 20 MVA 
obtaining electricity from the 
Chhattisgarh State Power 


Distribution Company 

Limited and other licensee. 
ll. | Power Looms, Flour Mills, | On all consumed units 04 percent 
Oil expeller, thresher and 
similar other machinery used 
for agricultural processing. 
Textiles mills, weaving mills 
and spinning mills. 
3. | All) such consumers with 
connected load above 20 
MVA and non-included in 
any of the groups mentioned 
above and _ non-industrial 
consumer of above 50 HP 
(including domestic and non- 
domestic consumers), 
shopping mall. other general 
purpose HT consumer and 
Stone Crushers having load 
above 50 HP. 
4. | The consumer who generates 
energy for their own 
consumption for the purposes 
included under any of the 
-above categories. 
I5. | Electrical energy sold or | On all sold or supplied At the highest rate of the 
supplied for consumption for | or consumed units, as Schedule. 
any purpose is used either | the case may be. 
wholly or partly, without the 
consent of distributor of 
electrical energy or producer 
of electricity, as the case may 


be. ; oes 


I2. On all consumed units 4 percent 


On all consumed units 28 percent 


On own consumption “At the highest rate of Schedule 


units 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 04 अक्टूबर 2022 428 (7) 


PART-B 
[See Section 3 (4) (b)] 


S.No ; cadena (ar Category siete Electricity | Rate Ss: Duty in percentage 
(in Unit) of energy charges notified 
| in the tariff order 4 
Q) (2) tage, [oe (4), 
l6. | For Consumption of On all the units obtained | The rate of duty shall be 
Electricity obtained through through Open Access. | calculated as if — the 
open access from outside the electricity is supplied by the 
State. | Distribution Licensee. 
PART-C 
[See Section 3 (]) (c)] 
S.No. | Consumer Category Consumed Electricity Rate of Duty in percentage 
(In Unit) of energy charges notified 
in the tariff order 
() (2) (3) है ही (4) 
7. | Electricity sold or supplied by | On all sold or supplied | 7 paise per unit 
Generating Company, Captive units 


Generating Plant and 
Producer to the State-owned 
distribution and trading 
licensee. 

Electricity sold or supplied by 
Generating Company, Captive 
Generating Plant and 
Producer to any _ other 
consumer in the State. 


On all sold or supplied 
units 


The rate of duty- shall be 
same as if supplied by the 
distribution license to that 
consumer. 


On self consumed units 
including auxiliary 
consumptions. 


For the electricity consumed 
by Generating Company, 
Captive Generating plant and 
Producer for their auxiliary 
consumption and for their 
own consumption. 

All such Steel Plant having 
production capacity of less 
than 2 Million Ton per annum 
(MTPA) which are 
consuming electricity 
generated from its captive 
power plant for its owned 
steel units. 


2! percent of the tariff 
which would have been 
applicable if the electricity 
is supplied by the 
distribution licensee. 


On all consumed units 


2] paise per unit 


22. 


Auxiliary consumption of | Onall consumed units 
captive power plant installed 
in all such steel plant having 
production capacity of less 
than 2. Million Ton Per 
Annum (MTPA) 

All such steel Plants having 
production capacity of more 
than 2 Million Ton per 
Annum, (MTPA) which are 
consuming electricity 
generated from its captive 


44 paise per unit 


On all consumed units | 66 paise per unit 


28 (8) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक अक्टूबर 2022 


| power plants in its owned | 


! : ‘ aie 
steel unit and on its aunihary | 


consumption. 


bo 
(>> 


For the electricity consumed | On all consumed units | 2! percent’ of rate of 
by the Generating Company. averave cost of supply 
Captive Generating Plants and indicated in the tariff order. 
Producers of Private/Public 
Sector of the State, who are 
not supplying power at 
Energy (variable) charges to 
the State, for their auxiliary 
consumption and their own 
consumption. 


24. 


For the electricity consumed 
by the Generating Company, 
Captive Generating Plants and 
producers of Private/Public 
Sector of the State, who are 
supplying power at Energy 
(Variable) charges to the 
State, for their auxiliary 
consumption and their own 
consumption. 


On all consumed units | 2l percent of average cost 
of supply till. 307 
September, 2022 and 
thereafter 4 percent of rate 
of average cost of supply in 
the tariff order from Ist 
October, 2022 or date 
commercial production 
whichever is later till 2 
years and thereafter the rate 
of the average cost of 
supply for time being in 
force 


Note- 
l. 


"Billing Month or Month" means a period of about thirty days between the two consecutive 
meter readings for the purpose of billing in the case of monthly billing. 


"Mines" means mines as defined under clause (j) of Section 2 of the Mines Act, 952 (No. 
36 of 952) and also includes the premises or machinery situated in and adjacent to a mine 
and used for crushing, processing, treating or transporting the mineral. 


"Tariff' means the rate of energy determined by the Chhattisgarh State Electricity 
Regulatory Commission under Section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003). 


The Electricity Duty shall be calculated on the basis of actual percentage of tariff in a 
month. As for as fraction of 50 paise is concerned, 50 paise and above shall be rounded off 
to the next higher rupee and less than 50 paise shall be ignored. 


Eligibility for concession of private electricity producer:- Such electricity producer of 
private sector included in serial number 24, on which amount of electricity duty on 
auxiliary consumption is due, then they shall have the facility of paying electricity duty of 
i2 percent of average cost of supply from * October, 2022 or the Commercial 
Production, whichever is later, till |2 years and thereafter at the rate of the average cost of 
supply for the time being in force, only in case of payment of eleciricity duty till last month 
along with interest has been received from them within 60 days of publication of this in 
Official Gazetted." 


९ 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


